.. 


HSL 


" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण, 1937 ( २० ) 


संख्या 27 राँची, बुधवार 


5 अगस्त, 20 15 ( ई० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 25 3-2 57 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ ... 


निकले 


254 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 5 अगस्त, 20 15 


भाग 1 


नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 जुलाई , 2015 


संख्या- 1/ विविध- 844/ 2004 का .. 6518 -- विभागीय अधिसूचना सं0- 2934, दिनांक 31 मार्च, 
2015 के क्रम में श्री डी . के . तिवारी, भा. प्र. से. ( झाः86 ), स्थानिक आयुक्त , झारखण्ड भवन, नई दिल्ली 
दिल्ली को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10 ,11, 12,13, 15 एवं 20 के 
तहत दिनांक 08 जून, 2015 से 10 जून, 2015 तक कुल 03 दिनों के उपार्जित अवकाश की 
घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव | 


अधिसूचना 
23 जुलाई , 2015 


संख्या-1/विविध- 814/ 06 का . - 6527-- श्री सुरेन्द्र सिंह, भा. प्र. से. ( झा : 93 ), राज्यपाल के प्रधान 
सचिव को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10 ,11, 12,13,15 एवं 20 के 
तहत दिनांक 8 अगस्त, 2015 से 17 अगस्त, 2015 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति Ex -India Leave के रूप में दी जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


255 


şir QUS JGT ( HTERUT TEOR , 5 3urta , 20 15 


Department of Labour, Employment, Training andSkill Development 


NOTIFICATION 

The 30th July , 2015 
S .O . 57 --In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 28 of 
TheMaternity Benefit Act , 1961 (53 of 1961) the Governor of Jharkhand is pleased to make 
the following amendments in the BiharMaternity Benefit Rules , 1964 . 
1. (i) Short Title , extent and commencement - These Rules may be called the Bihar 

Maternity Benefit (JharkhandAmendment)Rules, 2015 . 
(ii ) It shall extend to thewhole State of Jharkhand . 

( iii) It shall comeinto force from the date of publication in the official gazette . 
2 . Amendment of Rule, 16 - Aftersub rule 2 of Rule 16 following provisions shall be 


inserted : 


“ Provided further that notwithstanding the provisions contained in sub rule ( 1) 
and sub rule (2) in such cases where online Annual Return is filed in such format as 
may be prescribed by the Government for the purpose it may be filed not later than 
30th June of every year ." 

Provided that the Government, by order, may devise or notify consolidated 
forms for maintaining registers and records in lieu of the forms prescribed in these 
rules . 


Provided further that the Government may allow the registers and records to be 
maintained in computerized or digital formats.” 


[File No-02 /Shrma.Ka.(Maternity benefit)-01/2015 L & E - 1340 Ranchi, dated 28. 07 . 2015 ] 


By order of theGovernment of Jharkhand , 


BudhdeoBhagat, 
Under Secretary to Government. 


256 


ŞIR QUS JGIC (HTERUT) TEOR , 5 30ta , 20 15 


NOTIFICATION 

The 30th July , 2015 
S .O . 58 --In exercise of the powers conferred by section 44 of The Beedi and 
Cigar Workers (Condition of Employment) Act, 1966 (32 of 1966 ) the Governor of 
Jharkhand is pleased to make the following amendments in the BiharBeedi and Cigar 
Workers (Condition of Employment)Rules, 1968 . 
3 . (i) Short Title, extent and commencement - These Rules may be called the BiharBeedi 

and Cigar Workers (Condition of Employment) Amendment Rules , 2015 . 
( ii) It shall extend to thewhole State of Jharkhand. 
( iii ) It shall comeinto effect at once . 


4 . " Amendment of Rule , 32 of the main rule " - At the end of Rule 32 sub rule ( 3 ) shall be 


inserted as follows : 
(3 ) Notwithstanding the provisions contained in sub rule (1) and (2 ), in such cases 
where online Annual Return is filed in such format as may be prescribed by the 
Government for the purpose it may be filed not later than 30th June of every year. 

Provided that the Government, by order , may devise or notify consolidated 
forms for maintaining registers and records in lieu of the forms prescribed in these 


rules . 


Provided further that the Government may allow the registers and records to be 
maintained in computerized or digital formats. 


[File N0-02 /Shrama.Ka .(Bidi& Cigar karm .)-01/2015 L & E - 1341Ranchi, dated 28 .07. 2015 ) 


By order of the Government of Jharkhand, 


BudhdeoBhagat, 
UnderSecretary to Government. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 5 अगस्त, 2015 


257 


प्रकाशनार्थ सूचना 


KUNAL 


DIINNA 


SINHA 


पून 


PREM 


KUMAR 


SINHA 


शपथ 


पत्र सं० 147 2 दिनांक 10 जुलाई , 2015 के अनुसार KUNAL SRIVATS PARASHAR के नाम 
से जाना जाऊँगा । 

KUNAL SINHA एवं KUNAL SRIVATS PARASHAR दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है | 


KUNAL SRIVATS PARASHAR , 
RESIDENCE- FLAT NO - 104 , 

DASHRATH ENCLAVE , 
NEAR- D . A. V . PUNDAG 
VILL .- PUNDAG 
P . S.- JAGANNATHPUR , 
DISTRICT - RANCHI, JHARKHAND 
PIN- 834004 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 27 - 50 + 200 | 


